. 


रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-127 


REGISTEREIS NO N . (UWW ) er 


: 


RAMETER : 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub section (i) 


माधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 365] 
No. 365 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 1987/ आषाढ़ 12, 1909 . 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3 , 1987/ASADHA 12 , 1909 


- 


- 


- 

- 


- 


- 


- 

- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 

E a separate compilation 


- 


- 


- 


- - 


- 


mein 


ना 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 30 जून, 1987 

अधिसूचना 
- सा . का . नि . 644 ( अ ) . -- पैट्रोलियम नियम , 1976 का और संशो 
धन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप , पैट्रोलियम अधि । 
नियम, 1934 ( 1934 का 30 ) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) और 
( 3) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) की अधिसूचना सं . सा . का . नि . . 93 ( अ ) तारीख 
11 फरवरी, 1987 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i ) तारीख 13 फरवरी, 1987 के पृष्ठ 1 और 2 पर 
प्रकाशित किया गया था , जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उस सारीख से , 
जिसको उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध कराई गई थी , पैतालीस 
दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके 
उसे प्रभावित होने की संभावना थीं । 

और उक्त अधिसूचना 23 फरवरी, 1987 को जनता को उपलब्ध 
- कर दी गई थी । 

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप 
या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । 
580 GI/ 87 


अत:, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 ( 1934 का 30 ) 
को धारा 4, धारा 5 की उपधारा ( 2 ), धारा 14 को उपधारा ( 2) , 
धारा 21, धारा 22 और धारा 29 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैट्रोलियम नियम, 1976 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- -- 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम ( संशोधन ) नियमः 

1987 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( 3 ) पैट्रोलियम नियम, 1976 के नियम 2 में खण्ड ( viiiक ) 

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


" ( viii क ) संघ के रक्षा बल के अन्तर्गत हैं , महानिदेशक , 
सीमा सड़क के अधीन साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल , 
गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , असम 
राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा 

मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन विशेष सुरक्षा ब्यूरो । " 
पाद टिप्पण : मूल नियम , उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को सर 
कारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 479 ( अ ), तारीख 30 जून, 1976 


: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[ PART II - SEC. 307 


द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 (i ) तारीख 26 जुलाई 
1976 में पृष्ठ 1683 -- 1899 पर प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् 
उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए - - 


persons likely to be affected thereby before the ex 
piry of forty five days from the date on which the 
Notification was made available to the public ; 


( i ) भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 ( i ) में पृष्ठ 1798 
- 1800 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि 

834, तारीख 25 जुलाई, 1980 


And whereas the said Notification was made avail 
able to the public on 23rd February, 1987; : 


.. (ii ) भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3( i) में पृष्ठ 1183 

1184 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 
493, तारीख 6 मई, 1981 


find whereas no objections or suggestions were 
received from the public on the said draft by the 
Central Government; 


(iii ) भारत के राजपत्र, भाप II , खंड 3( i ) में पृष्ठ 1861 - 1862 

पर प्रकाशित सरकारी अविसूचना सं . . सा . का . नि . 756 
तारीख 28 जुलाई, 1981 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section 4 , sub -section ( 2 ) of section 5 , of section 
14, Section 21 , Section 22 and sub -section (1 ) of 
section 29 of the Petroleum Act, 1934 ( 30 of 
1934 ) , the Central Government . hereby makes the 
following rules further to amend the Petroleum 
Rules, 1976 , namely : 


( iv ) भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 ( i ) में पृष्ठ 1862 पर 

प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 757, तारीख 
__ 29 जुलाई, 1981 


1. 


( v ) भारत के राज पत्र, भाग II , 3 खंड ( i ) में पृष्ठ 2138 -- 2140 

पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 884, 
तारीख 15 सितम्बर, 1981 


These rules may be called the Petroleum 
(Amendment) Rules, 1987 ; 


2 . 


These shall come into force on date of their 
publication in the Official Gazette ; 


3 . 


( vi ) भारत के . राजपत्र, भाग II , खंड 3 (i ) में पृष्ठ 746 पर 

प्रकाशित सरकारी अधिसूचना . सं . सा . का . नि . 315 , 

तारीख 16 मार्च, 1982 . 
( vii ) भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3( i ) में पृष्ठ 1910 - 1911 

पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . सा . का .नि . 660, 

तारीख 15 जुलाई, 1982 . 
( viii ) भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 (i ) में पृष्ठ , 1911 प 

प्रकाशित सरकारी ... अधिसूचना सं . सा . का . नि . 661, 
तारीख . . 16 जुलाई, 1982 


In the Petroleum Rules , 1976 , in rule 
for clause (viii- a), the following shall 
substituted , namely : 


2 , 
be 


( ix ) भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 ( i ) में प्रकशित सरकारी 

अधिसूचना सं . सा . का . नि . 726 ( अ ) , तारीख 3 सितम्बर , 
1985 


( viii - a) Defence Forces . of the Union 

includes General Reserve Engineering 
Forces under the Director General Bor 
der Road , the Central Reserve Police 
Force, Assam Rifles, Border Security 
Force and National Security Guard under 
the Ministry of Home Affairs and Spe 
cial Security Bureau under the Cabinet 
Secretariat ". 


[ फा .सं . 3 ( 2)/ 86- डी पी आर ई जी जी एस] 

. . ए . वी . गोकाक , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 


Foot Notes :-- The principal rules were published in 

in the Gazette of India , Part II , 
Section 3(i) , dated 26th July, 1976 at 
pages 1683 – 1899 vide Government 
Notification , Ministry of Industry and 
Civil Supplies, No. G . S. R . 479 ( E ), 
dated: 30th June, 1976 and was sub 
sequently amended by, - 


(Department of Industrial Development) . 
New Delhi, the 30th June, 1987 

NOTIFICATION 
G .S .R . 644 ( E ) . - Whereas a draft of certain rules 
further to amend the Petroleum Rules, 1976, was 
published as required by sub - sections ( 2 ) and ( 3 ) of : 
Section 29 of the Petroleum Act, 1934 ( 30 of 1934 ) , 
with the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development ) G . S . R . 93 (E ) , dated the 11th Febru 
ary 1987 in the Gazette of India , Extraordinary, 
Part- II , Section 3 , Sub -section (i) , dated the 13th 
February , inviting objections or suggestions from all 


(i ) Government Notification, No. G. S. R. 834 

dt. 25th July , 1980 published in Gazette 

of India, Part II, Section 3 ( i) at pages 
. 1798 - 1800 


( ii ) Government Notification, No. G. S. R. 493 

dt. 6th May, 1981 published in Gazette of 
India , Part II, Section 3 (i) at pages 1183 
1184. 


*T II- - 05 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( vii) Government Notification , No. G . S.R . 660 

dt. 15th July , 1982 published in Gazette of 
India, Part II, Section 3 (i) at pages 1910 
1911 . 


(vii ) Government Notification , No . G .S.R . 661 

dt. 16th July , 1982 published in Gazette of 
India , Part II , Section 3(i) at page 1911. 


(iii ) Government Notification , No. G . S. R . 756 , 

dt. 28th July , 1981 published in Gazette of 
India , Part II , Section 3 (i) at pages 1861 

1862. 
( iv ) Government Notification , No. G .S .R . 757 

dt. 29th July , 1981 published in Gazette of 

India , Part II, Section 3 (i) at page 862 . 
(1 ) Government Notification , No. G .S. R . 884 

dt. 15th September, 1981 published in 
Gazette of India , Part II , Section 3 ( i) at 

pages 2138 - 2140 . 
(vi) Government Notification , No. G .S .R . 315 

dt. 16th March , 1982 published in Gazette 
of India , Part II, Section ( 3 ) (i) at page 
746 . 


( ix ) Government Notification , No. G .S.R . 726 

( E ) , dt. 3rd September, 1985 published in 
Gazette of India , Part II, Section 3(i). 


[File No, 3(2) | 86 - DPR |EGGSI 

A ." . GOKAK , Jt. Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER . GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI- 110064 . 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1987 ; 


